रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PARTI - Section 3 - Sub- section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं . 15431 

नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , सितम्बर 24, 2009 / आश्विन 2 , 1931 
No. 1543] 

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24 , 2009 /ASVINA 2 , 1931 

रसायन और उर्वरक मंत्रालय 
... ( राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ) 

आदेश 

नई दिल्ली , 24 सितम्बर, 2009 
. का . आ . 2458( अ). - राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण , भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी 
का . आ . 637 ( अ ), तारीख 4 सितम्बर , 1997 के साथ पठित औषध ( कीमत नियंत्रण ) आदेश , 1995 के पैरा के उप - पैरा ( 1 ) और ( 2 ) और 
पैरा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय ( राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ) 
के आदेश सं. का. आ . 1665 ( अ ) , तारीख 27 सितम्बर , 2007 , को जहाँ तक उसका सम्बन्ध नीचे की सारणी के विनिर्मित पैकों से है , उन बातों 
के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे की सारणी के स्तंप ( 5) में 
विनिर्दिष्ट कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3 ) और ( 4) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और पैक आकार सहित उस 
सारणी के स्तंभ ( 2 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों में से प्रत्येक की , उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई है , 
को छोड़कर अधिकतम कीमत और स्तंभ ( 6 ) में विनिर्दिष्ट कीमत की , उत्पाद शुल्क , शैक्षिक उपकर, बिक्री कर/ वेट, यदि कोई है, को सम्मिलित 
कर अधिकतम खुदरा कीमत के रूप में नियत करती है । 

. सारणी 
क्र . विनिर्मिति का नाम प्रबलता 

पैक आकार अधिकतम सभी करों सहित 

कीमत ( रु. ) समतुल्य अधिकतम 

.. खुदरा कीमत ( रु. ) 
( 1 ) ( 2 ) (3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 
प्रत्येक लिपित टिकिया में 
"1. मल्टीविटामिन और विटामिन ए ऐसिटेट- 5000 आईयू, विटामिन डी 3- 400 10 का पत्ता ब्लिस्टर 7.62 815 
मिनरल गोलियां आईयू , विटामिन ई- 15 आईयूमिग्रा., थायमिन मोनोनाइट्रेट 

10 मिग्रा., रिबोफलेविन - 10 मिग्रा., पायरिडोक्सीन 
एचसीएल - 2 मिग्रा., सायनोकोषालामाइन- 7.5 एमसीजी, . 
नियासिनामाइड - 50 मिग्रा., कैल्शियम पैन्टोथिनेट - 10 मिग्रा., 
एसकोरबिक ऐसिड - 75 मिग्रा., हेवी मेगनेशियम 
ऑक्साइड - 30 मिग्रा., मेगनीस सल्फेट मोनोहाइड्रेट- 28 मिग्रा., 
कॉपर सल्फेट-20 मिग्रा., जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट - 63 मिग्रा. 
सेलेनियम डाईआक्साइड -70 एमसीजी 


(6 ) 


3506 G / 2009 


(1) 


. 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

PART II - SEC . 3(ii)] 
प्रत्येक कठोर / नरम जेलेटिन कैपसूल में 
2. मल्टीविटामिन और . विटामिन ए ऐसिटेट - 5000 आईयू 10 का 

8.80 9. 41" 
मिनरल कैपसूल विटामिन बी 1 

पत्ता/ ब्लिस्टर 
मोनोनाइट्रेट - 10 मिग्रा. 
विटामिन बी 2 ( रिबोफलेविन) - 10 मिग्रा. 
विटामिन बी 6 (पायरिडोक्सीन एचसीएल) - 2 मिग्रा. 
विटामिन बी 12 ( सायनाकोबालामाइन ) -7.5 एमसीजी 
विटामिन सी - 75 मिग्रा., विटामिन डी 3 - 400 आईयू 
विटामिन ई ऐसिटेट - 15 आईयू / मिग्रा. 
कैल्शियम पैन्टोथिनेट - 10 मिग्रा., फोलिक ऐसिड - 1 मिग्रा. 
नियासिनामाइड - 50 मिग्रा., बायोटिन डी - 150 एमसीजी 
जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट - 63 मिग्रा. 
पोटाशियम आयोडाइड 150 एमसीजी आयोडिन के बराबर 
मेगनेशियम ऑक्साइड हेवी - 30 मिग्रा., कॉपर सल्फेट - 2 मिग्रा. , 
क्रोमियम पिकोलिनेट 25 एमसीजी क्रोमियम के बराबर 
सेलेनियम डाईऑक्साइड मोनोहाइड्रेट 70 एमसीजी सेलेनियम के बराबर 
सोडियम मोलिबडेट डाईहाइड्रेट 25 एमसीजी मोलिबडेनम के बराबर 
कोलिडल सिलिकोन डाईऑक्साइड 1 मिग्रा. सिलिकोन के बराबर 
सोडियम बोरेट 150 एमसीजी बोरोन के बराबर 

मेगनीस सल्फेट मोनोहाइड्रेट - 2.8 मिग्रा ., 
* सरकारी उद्ग्रहणों / करों के वास्तविक भुगतान की शर्त पर लागू हैं । 
नोट : 
( क ) ड्रग एंड कोस्मेटिक एक्ट के सिडयूल v में आने वाली सभी कम्पोजिशन के विटामिन की विनिर्मित में , 

उत्पादक द्वारा, एक उत्पाद के लिए निम्न आदेश में स्तम्भ 2 के विनिर्मित के लिए अधिकतम कीमत के 
लिए निम्न सामन्जस्य किया जाता है जब प्रबलता में परिवर्तन होता है जो निम्न कारक (जिनमें स्वीकार्य 
मेप शामिल है) जोड़े या घटाये जा सकेंगे जो कि स्तम्भ संख्या 5 में दिये प्रकाशित अधिकतम कीमत के 
आधार पर निम्न तरीके से हो सकते है । 
प्रत्येक 10 गोलियाँ / कैपसूल पत्ता / ब्लिस्टर में 
प्रत्येक 500 यूनिट या उसके खण्ड के लिये विटामिन ए ( ऐसिटेट ड्राई पाउडर) के लिए 0.0319 रु. जोड़े 
या घटाये जा सकेंगे । 
प्रत्येक 100 यूनिट या उसके खण्ड के लिये विटामिन डी 3 के लिए 0. 0077 रु. जोड़े या घटाये जा सकेंगे । 
प्रत्येक 5 मिग्रा. या उसके खण्ड के लिये नियासिनामाइड के लिए 0.0569 रु. जोड़े या घटाये जा सकेंगे । 
प्रत्येक 5 मिग्रा. या उसके खण्ड के लिये कैल्शियम पैन्टोथिनेट के लिए 0. 0674 रु. जोड़े या घटाये जा 
सकेंगे । 
प्रत्येक 5 मिग्रा. या उसके खण्ड के लिये डी पैन्थोनोल के लिए 0. 0437 रु. जोड़े या घटाये जा सकेंगे । 
प्रत्येक 0. 05 मिग्रा. (50 एमसीजी ) या उसके खण्ड के लिये फोलिक ऐसिड के लिए 0. 0017 रु. जोड़े या 
घटाये जा सकेंगे । 
प्रत्येक 1 एमसीजी या उसके खण्ड के लिये विटामिन बी12 के लिए 0.0046 रु. जोड़े या घटाये जा सकेंगे । 
प्रत्येक 1 मिग्रा. या उसके खण्ड के लिये विटामिन बी1 के लिए 0 .0168 रू . जोड़े या घटाये जा सकेंगे । 
प्रत्येक 1 मिग्रा. या उसके खण्ड के लिये विटामिन बी2 के लिए 0.0404 रु. जोड़े या घटाये जा सकेंगे । 


- 


लं4ooo 


o 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


AM - Ap 


10. प्रत्येक 0.5 मिग्रा. या उसके खण्ड के लिये विटामिन बी6 के लिए 0.0091 रु. जोड़े या घटाये जा सकेंगे । 

प्रत्येक 10 मिग्रा. या उसके खण्ड के लिये विटामिन सी के लिए 0.1214 रु. जोड़े या घटाये जा सकेंगे । 
प्रत्येक 5 मिग्रा. या उसके खण्ड के लिये विटामिन ई के लिए 0.1252 रु. जोड़े या घटाये जा सकेंगे । 
प्रत्येक 10 मिग्रा. या उसके खण्ड के लिये जिंक मिनरल ऐलिमेन्ट के लिए 0. 0422 रु. जोड़े या घटाये जा 
सकेंगे । 
प्रत्येक 0. 05 मिग्रा. ( 50 एमसीजी) या उसके खण्ड के लिये विटामिन एच ( डी बायोटिन) के लिए 0. 0382 
रु . जोड़े या घटाये जा सकेंगे । 
प्रत्येक 50 एमसीजी या उसके खण्ड के लिये आयोडिन के ऐलिमेन्ट के लिए 0 . 0027 रु. जोड़े या घटाये 

जा सकेंगे । 
16. .. प्रत्येक 1 मिग्रा. या उसके खण्ड के लिये आयरन के लिए 0.0049 रु. जोड़े या घटाये जा सकेंगे । 

प्रत्येक 5 मिग्रा. या उसके खण्ड के लिये मेगनेशियम के मिनरल ऐलिमेन्ट के लिए 0.0219 रु. जोड़े या 
घटाये जा सकेंगे । 
प्रत्येक 1 मिग्रा. या उसके खण्ड के लिये मेगनेसीस के ऐलिमेन्ट के लिए 0.0052 रु. जोड़े या घटाये जा 
सकेंगे । 
प्रत्येक 1 मिग्रा . या उसके खण्ड के लिये कॉपर के मिनरल ऐलिमेन्ट के लिए 0.0108 रु. जोड़े या घटाये 
जा सकेंगे । 
प्रत्येक 10 मिग्रा . या उसके खण्ड के लिये कैल्शियम के मिनरल ऐलिमेन्ट के लिए 0.0228 रु. जोड़े या 
घटाये जा सकेंगे । 
प्रत्येक 10 मिग्रा. या उसके खण्ड के लिये फोसफोरस के मिनरल ऐलिमेन्ट के लिए 0.0152 रु. जोड़े या 
घटाये जा सकेंगे । 
प्रत्येक 10 मिग्रा. या उसके खण्ड के लिये पोटाशियम के मिनरल ऐलिमेन्ट के लिए 0. 0128 रु. जोड़े या 

घटाये जा सकेंगे । 
23. प्रत्येक 10 मिग्रा. या उसके खण्ड के लिये क्लोराइड के मिनरल ऐलिमेन्ट के लिए 0. 0141 रु. जोड़े या 

घटाये जा सकेंगे । 
प्रत्येक 10 एमसीजी या उसके खण्ड के लिये क्रोमियम के मिनरल ऐलिमेन्ट के लिए 0.0012 रु. जोड़े या 
घटाये जा सकेंगे । 
प्रत्येक 10 एमसीजी या उसके खण्ड के लिये मोलिबेनडम के मिनरल ऐलिमेन्ट के लिए 0.0007 रु. जोड़े 
या घटाये जा सकेंगे । 
प्रत्येक 10 एमसीजी या उसके खण्ड के लिये सेलेनियम के मिनरल ऐलिमेन्ट के लिए 0. 0086 रु. जोड़े या 
घटाये जा सकेंगे । 
प्रत्येक 5 एमसीजी या उसके खण्ड के लिये निकल के मिनरल ऐलिमेन्ट के लिए 0.0003 रु. जोड़े या 
घटाये जा सकेंगे । 
प्रत्येक 10 एमसीजी या उसके खण्ड के लिये टिन के मिनरल ऐलिमेन्ट के लिए 0. 0004 रु. जोड़े या घटाये 
जा सकेंगे । 
प्रत्येक 1 मिग्रा. या उसके खण्ड के लिये सिलिकॉन के मिनरल ऐलिमेन्ट के लिए 0.0148 रु. जोड़े या 
घटाये जा सकेंगे । 
प्रत्येक 10 एमसीजी या उसके खण्ड के लिये वेनेडियम के मिनरल ऐलिमेन्ट के लिए 0. 0021 रु. जोड़े या 
घटाये जा सकेंगे । 
प्रत्येक 100 एमसीजी या उसके खण्ड के लिये बोरोन के मिनरल ऐलिमेन्ट के लिए 0. 0016 रु. जोड़े या 
घटाये जा सकेंगे । 


AA 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II - Sec . 3(ii)] 
32 . . प्रत्येक 10 मिलियन स्र्पोस या उसके खण्ड के लिये लेक्टिक ऐसिड बेसिलस के लिए 0. 017 रु. जोड़े या 

घटाये जा सकेंगे । 
प्रत्येक 10 एमसीजी या उसके खण्ड के लिये विटामिन के के लिए 0. 0024 रु . जोड़े या घटाये जा सकेंगे । 
प्रत्येक 1 मिग्रा. या उसके खण्ड के लिये एल - कार्निटिन टारट्रेट के लिए 0.03046 रु. जोड़े या घटाये जा 
सकेंगे । 
प्रत्येक 5 मिग्रा. या उसके खण्ड के लिये ग्लायसिन के लिए 0. 03429 रु. जोड़े या घटाये जा सकेंगे। 
प्रत्येक 5 एमसीजी या उसके खण्ड के लिये ल्यूटिन के लिए 0.00076 रु. जोड़े या . घटाये जा सकेंगे । 
प्रत्येक 5 एमसीजी या उसके खण्ड के लिये मिकोबालामिन के लिए 0.02041 रु. जोड़े या घटाये जा 
सकेंगे । 
प्रत्येक 5 एमसीजी या उसके खण्ड के लिये लायकोपिन के लिए 0. 00076 रु. जोड़े या घटाये जा सकेंगे । 
प्रत्येक 1 मिग्रा. या उसके खण्ड के लिये एल - आरजिनाइन के लिए 0. 02481 रु. जोड़े या घटाये जा 
सकेंगे । 
प्रत्येक 1 मिग्रा. या उसके खण्डं के लिये एल -हिसटिडिन के लिए 0. 05338 रु. जोड़े या घटाये जा सकेंगे । 
प्रत्येक 1 मिग्रा. या उसके खण्ड के लिये एल - आइसोल्यूसाइन के लिए 0.05892 रु . जोड़े या घटाये जा 
सकेंगे । 
प्रत्येक 1 मिग्रा. या उसके खण्ड के लिये एल - लायसिन के लिए 0.00710 रु. जोड़े या घटाये जा सकेंगे । 
प्रत्येक 1 मिग्रा, या उसके खण्ड के लिये डीएल - मैथियोनाइन के लिए 0. 03215 रु . जोड़े या घटाये जा 
सकेंगे । 
प्रत्येक 1 मिग्रा. या उसके खण्ड के लिये एल -फिनायल एलानाइन के लिए 0.01897 रु. जोड़े या घटाये 
जा सकेंगे । 
प्रत्येक 1 मिग्रा. या उसके खण्ड के लिये एल -थियोनाइन के लिए 0.00339 रु . जोड़े या घटाये जा सकेंगे । 
प्रत्येक 1 मिग्रा. या उसके खण्ड के लिये एल -ट्रिप्टोफेन के लिए 0.13026 रु. जोड़े या घटाये जा सकेंगे । 
प्रत्येक 1 मिग्रा. या उसके खण्ड के लिये एल - वेलिन के लिए 0. 03234 रु. जोड़े या घटाये जा सकेंगे । 
प्रत्येक 1 मिग्रा. या उसके खण्ड के लिये एल्फा लिपोयिक ऐसिड के लिए 0.03321 रु. जोड़े या घटाये जा 
सकेंगे । 
प्रत्येक 5 मिग्रा. या उसके खण्ड के लिये सोडियम फेरिडिटेट के लिए 0.04217 रु. जोड़े या घटाये जा 
सकेंगे । 
प्रत्येक 5 मिग्रा. या उसके खण्ड के लिये बेटा केरोटिन के लिए 0. 76184 रु. जोड़े या घटाये जा सकेंगे । 
प्रत्येक 10 मिग्रा. या उसके खण्ड के लिये फिश लिपडि ऑयल के लिए 0.04922 रु . जोड़े या घटाये जा 
सकेंगे । 
प्रत्येक 1 मिग्रा. या उसके खण्ड के लिये इनुस्टिोल के लिए 0.02825 रु. जोड़े या घटाये जा सकेंगे । 
प्रत्येक 1 मिग्रा. या उसके खण्ड के लिये रूटिन (विटामिन पी ) के लिए 0.02723 रु . जोड़े या घटाये जा 
सकेंगे । 
प्रत्येक 1 मिग्रा. या उसके खण्ड के लिये एल - ल्यूसाइन के लिए 0.03564 रु. जोड़े या घटाये जा सकेंगे । 
प्रत्येक 1 मिग्रा. या उसके खण्ड के लिये एल -ग्लूटामिक ऐसिड के लिए 0.03228 रु. जोड़े या घटाये जा 
सकेंगे । 
प्रत्येक 1 मिग्रा. या उसके खण्ड के लिये एल - ग्लूटाथियोन के लिए 0.39035 रु. जोड़े या घटाये जा 
सकेंगे । 
ये कीमतें विनिर्दिष्ट पैक व समान प्रबलता के पैकों पर उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर को सम्मिलित कर 
स्तंभ (6) मे अधिकतम खुदरा कीमत के रुप में नियत की जाती हैं , और कम्पनी किसी छूट का दावा नहीं 
कर सकती, जब तक उसे छूट के लिये सरकार / राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) से 
आदेश प्राप्त न हों । 


[ भाग II - खण्ड 3(ii) ] | 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


कम्पनियाँ / विनिर्माता केवल तभी कर जोड़ सकते हैं यदि उन्होंने स्तंभ (5) में उल्लिखित मूल्य पर सरकार 
को वास्तव में भुगतान किया है । यदि अधिकतम खुदरा मूल्य ( सभी करों सहित) में कोई विभिन्नता हो तो 
वह एनपीपीए को डीपीसीओ, 1995 के फॉर्म - V में सूचित किया जाना चाहिए । 
वह पैक जिसकी कम्पोजिशन समान है लेकिन आकार में अन्तर है, वह प्रो - राटा प्राइजिंग आदेश का . आ . 
83 ( अ) दिनांक 27 .1. 1998 के तहत गोलियां और कैपसूल के पत्ता / ब्लिस्टर के लिए आयेगी । 
उपयोग की गई भिन्न पैकिंग सामग्री या भिन्न औषध वितरण प्रणाली या दावा किए गए किसी अन्य विशेष 
रूप के लिए, जब तक कम्पनियाँ इनके फॉर्मूलेशनों के लिए विशेषीकृत मूल्य अनुमोदनों हेतु एनपीपीए के 
पास नहीं जाती, उच्चतम मूल्य जैसे उक्त कॉलम सं. 5 में विशेषीकृत है, लागू होंगे । 
औषध मूल्य नियंत्रण आदेश , 1995 के तहत नियत की गई उक्त कीमतें सभी उत्पादकों / विपणनकर्ताओं 
द्वारा आवश्यक रूप से लागू करनी होगी जिस तरह से इन विनिर्मिति पैक पर औषध एवं प्रसाधन अधि 
नियम, 1940 की शर्ते लागू होती हैं । . . . 
उक्त कथित विनिर्मिति की विनिर्माता / विपणन कम्पनी के लिए अनिवार्य है कि वह उक्त कथित विनिर्मिति 
के संघटन में किसी भी बदलाव के लिए एनपीपीए को लिखित पूर्व सूचना के साथ सक्षम प्राधिकारी से 
आवश्यक पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें । 
उक्त के आधार पर निकाली गई अधिकतम कीमत , उत्पाद शुल्क और वेट की वर्तमान दरों के अनुसार 
1. 0696 के घटक द्वारा अधिकतम कीमत से गुणा करके अधिकतम खुदरा कीमत से अधिक नहीं होगी । 
उक्त के अनुसार निकाली गई अधिकतम खुदरा कीमत, यथा लागू सरकारी लेवी / करों के भुगतान की शर्त 
के अधीन है और 1. 0696 के घटक में जरूरी समायोजन , विनिर्माता / विपणन कम्पनी द्वारा किया जाना 
आवश्यक रूप से जरूरी है, जब कभी उत्पाद शुल्क और या वेट की वर्तमान दर में बदलाव होता है, इस 
शर्त के अधीन कि इस प्रकार से गणना किए गए उत्पाद शुल्क और या वेट, 1. 0696 के घटक के अनुसार 
विनिर्माता/ विपणन कम्पनी या जैसी भी स्थिति हो के द्वारा किसी भी मामले में भुगतान किए गए वास्तविक 
उत्पाद शुल्क और या वेट से अधिक न हो । विनिर्माता /विपणन कम्पनी विशेष रूप से इस शर्त का 
अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दायी होंगे । .. . 
उक्त सारणी में व्याप्त नहीं होने वाले फॉर्मूलेशन / प्रबलता( कम्पोजिशन) जिसमें स्तम्भ 3 के किसी भी 
अनुसूचित औषध के तत्व मौजूद हो , तो यह सारणी के सम्बन्धित क्रम संख्या के उच्चतम मूल्य के शर्त के 
अधीन होगा जैसा मामला हो , जब तक कि निर्माता ने इसके पश्चात उस फॉर्मूलेशन के लिए एनपीपीए द्वारा 
निर्धारित विशेषीकृत मूल्य प्राप्त नहीं किया हो । 
विनिर्माता या विपणन कम्पनी, उक्त कथित अधिसूचना की तारीख से 15 दिनों के भीतर इसमें दर्शाये 
उच्चतम मूल्यों और शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो, वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित 
डीपीसीओ, 1995 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे । 
इस आदेश में विनिर्मित पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणाम स्वरुप, आदेश जो कि इस 
आदेश से पूर्व जारी हुए है, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगें । 


[ का सं./ 111 / 2009 / वि/ फा . सं. 8( 20 )/2009 / डीपी / एनपीपीए -डिवी .-II ] 

मनीष गोस्वामी, उप -निदेशक 


*3506 / 09 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II- SEC . 3(ii)] 


MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS 
(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY ) 

ORDER 
New Delhi, the 24th September, 2009 


S.O . 2458 (E ).-- In exercise of the powers, conferred by sub - paragraphs (1) and (2) of paragraph 9 and 
paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order , 1995 , read with No. S.O . 637 (E ) dated the 4th 
September, 1997 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers 
and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and 
Fertilizers , (National Pharmaceutical Pricing Authority ) No. S . O . 1665 (E ), dated 27th September, 
2007 , in so far as it relates to formulation packs mentioned in the table below , except in respect of 
things done or omitted to be done before such supersession , the National Pharmaceutical Pricing 
Authority , hereby fixes the prices as specified in column (5 ) of the table below as ceiling prices 
exclusive of excise duty and local tax , if any, and in column (6 ) of the table below as Equivalent 
MRP inclusive of excise duty and education cess, sales tax /VAT of each of the Scheduled 
formulations specified in the corresponding entry in column (2 ) of the said Table with the strength 
and pack size specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4 ) thereof: 

TABLE 


( 2 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


Sl. Name of the formulation 

Strength Pack Ceiling Equivalent 
No . 

Size 

Price MRP * ( inclusive 
(Rs.) of all taxes ) 

(Rs. ) 
( 3 ) 

© 
Each coated tab contains 
" 1. Multivitamins and Vitamin A Acetate -500014 10 s 7.62 8 .15 
Mineral Tablets Vitamin D3 -400iu Strip /Blister 

Vitamin E - 15iu / mg, 
Thiamine Mononitrate -10mg 
Riboflavine - 10mg, Pyridoxine HCl-2mg 
Cyanocobalamine - 7.5mcg, Niacinamide -50mg 
Calcium Panthothenate - 10mg, Ascorbic Acid -75mg 
Heavy Magnesium Oxide- 30mg, 
Maganese Sulphate Monohydrate -2 .8mg 
Copper Sulphate -2 .Omg, 
Zinc Sulphate Monohydrate -63mg 
Selenium Di-oxide -70mcg 


[ 4777 IITONG 3 ( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 . 


9. 41" 


Multivitamins and 
Mineral Capsules 


Each bard / soft gelatin capsules contains 
Vitamin A Acetate - 5000iu 10 s . 8. 80 
Vitamin B1 

: Strip /Blister 
Mononitrate - 10mg . 
Vitamin B2 (Riboflavine ) - 10mg, 
Vitamin B6 (Pyriboxine HCI) - 2mg, 
Vitamin B12 (Cyanocobalamine) -7. 5mcg , : 
Vitamin C -75mg, Vitamin D3400iu 
Vitamin E Acetate - 15 i. u / mg 
Calcium Pantothenate - 10mg, 
Folic Acid - img, Niacinamide-50mg, 
Biotin D - 150mcg, Zinc Sulphate monohydrate - 63mg 
Potassium Iodide eq . to Iodine-150mcg , 
Magnesium Oxide heavy -30mg, Copper Sulphate – 2mg, 
Chromium picolinate eq . to Chromium - 25mcg 
Selenium Dioxide Monohydrate eq . to Selenium - 70mcg 
Sodium Molybdate Dihyderate eq . to Molybdenum - 25mcg 
Colloidal Silicon Dioxide eq . to Silicon - Img 
Sodium Borate eq . to Boron - 150mcg 
Magnase Sulphate – 2 .8mg 


*Subject to actual payment of Government levies/ taxes, as applicable. : . 


Note : 
(a ) For all the other Vitamin formulations having composition within the prescribed range in 

Schedule - V under Drugs and Cosmetics Act, 1940 . The Following adjustment shall be 
made by a manufacturer to work out the ceiling price (column no . 5 ) for a product under the 
said order for formulation (s) in column No.2 , when there is a change in the composition and 
the following factors (which are inclusive of admissible MAPE ) shall be added subtracted as 
-the case may be to the notified ceiling price given in column No.5 of the table on the 
following basis. 


For each 10 Tablet/Capsules in Strip/Blister 


inimitwórcio 


For each 500 unit or part thereof of Vitamin A (as Acetate dry powder ) Rs.0 .0319 shall be 
added / subtracted . 
For each 100 unit or part thereof of Vitamin D3 Rs.0 .0077 shall be added / subtracted . 
For each 5 mg or part thereof of Niacinamide Rs.0.0569 shall be added / subtracted . 
For each 5 mg or part thereof of Cal. Pantothenate Rs.0 . 0674 shall be added / subtracted . 
For each 5 mg or part thereof of D Pethenol Rs.0 .0437 shall be added / subtracted . 
For each 0.05 mg (50mcg ) or párt thereof of Folic Acid Rs.0 .0017 shall be added / 
subtracted . 
For each 1 mcg or part thereof of Vitamin B12 Rs. 0 .0046 shall be added / subtracted . 
For each 1 mg or part thereof of Vitamin B1 Rs.0 .0168 shall be added / subtracted . 
For each 1 mg or part thereof of Vitamin B2 Rs. 0 .0404 shall be added / subtracted . 
For each 0.5 mg or part thereof of Vitamin B6 Rs.0.0091 shall be added / subtracted . 
For each 10 mg or part thereof of Vitamin C Rs.0 . 1214 shall be added / subtracted . 


10 . 


11. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II _ SEC. 3(ü)] 


. 


- 


- 


- 


- 


. 


**** 


For each 5 mg or part thereof of Vitamin E Rs.0 .1252 shall be added / subtracted . 
For each 10 mg or part thereof of Zinc mineral elements Rs.0 .0422 shall be added / 
subtracted 
For each 0.05 mg (50mcg) or part thereof of Vitamin H (D - Biotin ) Rs.0 .0382 shall be added 
/ subtracted . 
For each 50 mcg or part thereof of element of lodine Rs.0 .0027 shall be added / subtracted . 
For each 1 mg or part thereof of elements , of Iron Rs.0 .0049 shall be added / subtracted . 
For each 5 mg or part thereof of mineral elements, of Magnesium Rs.0.0219 shall be added / 
subtracted . 
For each 1 mg or part thereof ofmineral elements of Manganese , Rs.0 .0052 shall be added / 
subtracted 
For each 1 mg or part thereof of mineral elements of Copper Rs.0 .0108 shall be added / 
subtracted . 
For each 10 mg or part thereof of mineral elements of Calcium Rs.0 . 0228 shall be added / 
subtracted . 
For each 10 mg or part thereof of mineral elements of Phosphorous Rs.0.0152 shall be 
added / subtracted . 
For each 10 mg or part thereof of mineral elements of Potassium Rs.0 .0128 hall be added / 
subtracted . 
For each 10 mg or part thereof ofmineral elements of Chloride Rs.0.0141 shall be added / 
subtracted . 
For each 10 mcg or part thereof of mineral elements of Chromium Rs.0.0012 shall be added 
/ subtracted . 
For each 10 mcg or part thereof of mineral elements of Molybdenium Rs. 0. 0007 shall be 
added / subtracted . 
For each 10 mcg or part thereof of mineral elements of Selenium Rs.0. 0086 shall be added / . 
subtracted . 
For each 5 mcg or part thereof of mineral elements of Nickel Rs.0.0003 shall be added / 
subtracted . 
For each 10 mcg or part thereof of mineral elements of Tin Rs.0. 0004 shall be added / 
subtracted . 
For each 1 mg or part thereof of mineral elements of Sillicon Rs.0.0148 shall be added / 
subtracted 
For each 10 mcg or part thereof of mineral elements of Vanadium Rs. 0 .0021 shall be added 
/ subtracted . 
For each 100 mcg or part thereof of mineral elements of Boron Rs.0 .0016 shall be added / 
subtracted 
For each 10 Million spores or part thereof of Lactic Acid Bacillus Rs.0.017 shall be added / 
subtracted . 
For each 10 mcg or part thereof of Vitamin K Rs. 0. 0024 shall be added / subtracted . 
For each 1mg or part thereof of L -Carnitine Tartrate Rs. 0.03046 shall be added / subtracted . 
For each 5 mg or part thereof of Glycin Rs. 0 .03429 shall be added / subtracted . 
For each 5 mcg or part thereof of Lutien Rs. 0 . 00076 shall be added / subtracted . 
For each 5 mcg or part thereof of Mecobalamin /Methylcobalamine Rs. 0 .02041 shall be 
added / subtracted . 
For each 5mcg or part thereof of Lycopene Rs. 0 .00076 shall be added / subtracted . 
For each 1mg or part thereof of L - Arginine Rs. 0 .02481 shall be added / subtracted . 
For each 1mg or part thereof of L -Histidine Rs. 0.05338 shall be added / subtracted . 


* 


- 


27 . 


[ TT II - GUS 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


41. 


For each 1mg or part thereof of L - Isoleucine Rs. 0.05892 shall be added / subtracted . 
For each 1mg or part thereof of L -Lysine Rs. 0 . 00710 shall be added / subtracted . 
For each Img or part thereof of DL -Methionine Rs. 0 .03215 shall be added / subtracted . 
For each 1mg or part thereof of L - Phenyl alanine Rs. 0 .01897 shall be added / subtracted . 
For each 1mg or part thereof of L - Threonine Rs. 0 .00339 shall be added / subtracted . 
For each 1mg or part thereof of L - Tryptophan Rs. 0 . 13026 shall be added / subtracted . 
For each 1mg or part thereof of L - Valine Rs. 0 .03234 shall be added / subtracted . 
For each 1mg or part thereof of Alpha Lipoic Acid Rs. 0 .03321 shall be added / subtracted . 
For each 5mg or part thereof of Sodium Feredetate Rs. 0 .04217 shall be added / subtracted . 
For each 5mg or part thereof of Beta Carotene Rs. 0. 76184 shall be added / subtracted . 
For each 10mg or part thereof of Fish Lipid Oil Rs. 0 .04922 shall be added / subtracted . 
For each 1mg or part thereof of Inositol Rs. 0 . 02825 shall be added / subtracted . 
For each 1mg or part thereof of Rutin (vitamin P ) Rs. 0.02723 shall be added / subtracted . 
For each 1mg or part thereof of L - Leucine Rs . 0.03564 shall be added / subtracted . 
For each 1mg or part thereof of L -Glutamic Acid Rs. 0 .03228 shall be added / subtracted . 
For each 1mg or part thereof of L -Glutathione Rs. 0 . 39035 shall be added / subtracted . 


The prices fixed are the maximum retail prices in column (6 ) ( inclusive of excise duty and 
local taxes if any) for the specified pack and packs of similar strength , and companies 
cannot claim exemption on any ground therefrom , unless specifically permitted by the 
Government/National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA ) through an order . 
The companies / manufacturers may added taxes only if they have paid actually to the 
Government on the price mentioned in the column (5 ). If there is any variation in the MRP 
( inclusive of the taxes ), the samemay be intimated to the NPPA in the Form - V of DPCO , 


1995 . 


(e ) 


Pro -rata pricing for packs of same composition but of different sizes will be applicable vide 
S . O . No. 83 (E ) dated 27 . 1. 1998 for tablet and capsule packed in strip /blister. 
For different packing material used or, different drug delivery systems or any other special 
features/forms claimed , the ceiling prices, as specified in Column No. 5 above , shall be 
applicable unless the companies approaches the NPPA for specific price approvals for its 
formulations. 
The prices fixed /notified hereinabove under the provisions of the DPCO , 1995 have to be 
mandatorily implemented by the manufacturing /marketing company notwithstanding its 
status of compliance of conditions for such formulation pack under the Drugs and Cosmetics 
Act, 1940 . 
The manufacturer and marketing company for the above said formulation shall be required 
to take the requisite prior approval from the competent Authority for any change in the 
composition of the above said formulation with written prior intimation to the NPPA . 
The ceiling price arrived on the basis of above shall not exceed the MRP by multiplying the 
ceiling price by a factor of 1. 0696 as per the existing rates of excise duty and VAT. . 
The MRP arrived as above shall be subject to payment of Government levies / taxes as 
applicable and necessary adjustment in the factor of 1. 0696 shall necessarily be required to 
be made by the manufacturer/marketing company, whenever the existing rate of excise duty 
and/or VAT undergoes a change, subject to the condition that the excise duty and /or VAT so 
calculated shall in no case exceed the actual excise duty and / or VAT paid by the 
manufacturer/marketing company or as applicable as per the factor of 1. 0696 . The 
manufacturer/marketing company shall be specifically liable to ensure the compliance of 
this condition . 


3506 G1 /09- 3 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(ii)] 


A 


(k ) 


Any other formulation / composition not covered in the above table that has any one of the 
scheduled drugs in Column No. (3) as one of its ingredients , it shall be subject to the price 
ceiling at respective serial number of the table, as the case may be, unless the manufacturer 
has got hereafter specific price fixed by the NPPA for that formulation . 
The manufacturer or marketing company not complying with the ceiling prices and 
conditions specified in notes hereinabove within 15 days from the date of above said 
notification , shall be liable to deposit overcharged amount along with the interest under the 
provisions of the DPCO , 1995 read with the Essential Commodities Act , 1955 . 
Consequent to the issue of ceiling price of the formulation pack (s) in this notification , the 
price order (s) issued prior to this date of notification stand automatically withdrawn. 


[ PN/111/ 2009/ F/ F. No . 8( 20 )/ 2009/ D . P./ NPPA- Div.-II ] 

MANISH GOSWAMI, Dy. Director 
आदेश 

नई दिल्ली , 24 सितम्बर , 2009 
का . आ . 2459 ( अ): - राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण , भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा 
जारी का० आ० 637( अ) तारीख 4 सितम्बर , 1997 के साथ पठित औषध ( कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 8 
के उप पैरा (1) / (2) और (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए . नीचे की सारणी के स्तंभ (5) मे विनिर्दिष्ट 
कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ ( 3) मे की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट पैक आकार सहित उस सारणी 
के स्तंभ ( 2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में मैसर्स वोकार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित / आयातित विनिर्दिष्ट विनिर्मितयों में से 
प्रत्येक की , उत्पाद शुल्क , बिक्री कर / मूल्य वर्धित कर विट ) और स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर संशोधित खदरा 
मूल्य और स्तंभ ( 6) मे विनिर्दिष्ट कीमत की , उत्पाद शुल्क , शैक्षिक उपकर, बिक्री कर / मूल्य वर्धित कर ( वट ), यदि कोई 
है, को सम्मिलित कर अधिकतम खुदरा कीमत के रुप में संशोधित /निर्धारित करता है । 

सारणी 
क्र . सं . विनिर्मिति का नाम / पैक आकार 

वर्तमान अधिकतम सभी करो 
कीमत कीमत सहित समतुल्यं 

उत्पाद शुल्क अधिकतम 
बिक्री कर / खुदरा कीमत 

वेट और 
स्थानीय कर 
को छोड़कर 


प्रबलता 


1 


2 


" 1. 


वो 


127 .02 


133.12 


138. 44 


वोस्यूलिन एन 100 आईयू 3 मिलि का 
प्रत्येक मिलि आइसोफेन कार्टिज़ 
सस्पेन्सन में 
ह्यूमन इन्सुलिन 100 आईयू 
एम केसोल - 0. 16 % डब्ल्यू / वी 
(प्रेसरवेटिव के समान ) 
फेनोल - 0.065 % डब्ल्यू / वी (प्रेसरवेटिव के समान ) 
इन्जैक्शन के लिए पानी क्यू . एस . 
वोस्यूलिन आर 100 आईयू 3 मिलि का 
प्रत्येक मिलि आइसोफेन कार्टिज़ 
सस्पेन्सन में 
ह्यूमन इन्सुलिन 100 आईयू 
एम क्रेसोल - 0. 25 % डब्ल्यू / वी 
(प्रेसरवेटिव के समान ) 
इन्जैक्शन के लिए पानी क्यू . एस . 


2. 


____ 127.02 


127 . 02 


133.10 


133. 10 


138.42 


138. 42 


[ भाग II - खण्ड 3(ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


। 


3. 


134 .34 


139.71 


. 


134. 34 


139.71 


225 . 24 


234. 25 


वोस्यूलिन 50/ 50 

3 मिलि का ____ 128 .24 
प्रत्येक मिलि में 

कार्टिज काँच की 
ह्यूमन इन्सुलिन 100 आईयू बॉल सहित 
( 50 % सोल्यूबल इन्जैक्शन और 
50 % आइसोफेन इन्सुलिन इन्जैक्शन ) 
एम केसोल - 0. 16 % डब्ल्यू / वी 
(प्रेसरवेटिव के समान ) .. 
फेनोल - 0.065 % डब्ल्यू / वी . 
(प्रेसरवेटिव के समान ) 
इन्जैक्शन के लिए पानी क्यू .एस. 
वोस्यूलिन 30/70 . 3 मिलि का 

128.24 
प्रत्येक मिलि में 

कार्टिज काँच की 
ह्यूमन इन्सुलिन 100 आईयू बॉल सहित 
( 30 % सोल्यूबल इन्जैक्शन और 
70 % आइसाफेन इन्सुलिन इन्जैक्शन ) 
एम केसोल - 0. 16 % डब्ल्यू / वी 
(प्रेसरवेटिव के समान ) 
फेनोल - 0.065 % डब्ल्यू / वी 
(प्रेसरवेटिव के समान ) 
इन्जैक्शन के लिए पानी क्यू .एस . 
वोस्यूलिन एन डिस्पोजेबल पेन 3 मिलि का 

219 .16 
प्रत्येक मिलि आइसोफेन कार्टिज़ 
सस्पेन्सन में 

डिस्पोजेबल पेन 
ह्यूमन इन्सुलिन 100 आईयू सहित 
एम क्रेसोल - 0. 16 % डब्ल्यू / वी 
( प्रेसरवेटिव के समान ) 
फेनोल - 0.065 % डब्ल्यू / वी 
( प्रेसरवेटिव के समान ) 
इन्जैक्शन के लिए पानी क्यू .एस . 
वोस्यूलिन आर डिस्पोजेबल पेन 3 मिलि का 

219 .16 
प्रत्येक मिलि में 

कार्टिज़ 
ह्यूमन इन्सुलिन 100 आईयू डिस्पोजेबल पेन सहित 
एम केसोल - 0. 25 % डब्ल्यू / वी 
(प्रेसरवेटिव के समान) 
इन्जैक्शन के लिए पानी क्यू.एस . 
वोस्यूलिन 50 / 50डिस्पोजेबल पेन 3 मिलि का . 220.38 
प्रत्येक मिलि में 

कार्टिज डिस्पोजेबल 
ह्यूमन इन्सुलिन 100 आईयू पेन और काँच की बॉल सहित 
( 50 % इन्सुलिन ह्यूमन न्यूट्रल और । 
50 % आइसोफेन इन्सुलिन इन्जैक्शन ) 
एम केसोल - 0. 16 % डब्ल्यू / वी 
(प्रेसरवेटिव के समान) 
फेनोल - 0.065 % डब्ल्यू / वी 
(प्रेसरवेटिव के समान ) 
इन्जैक्शन के लिए पानी क्यू .एस . 


225 . 26 


234 .27 


7. 


226. 48 


235 .54 " 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3(ii )] 


P)o. 


8 . वोस्यूलिन 30/ 70डिस्पोजेबल पेन 3 मिलि का 

220.38 226 . 48 235.54 " 
प्रत्येक मिलि में 

कार्टिज़ डिस्पोजेबल 
ह्यूमन इन्सुलिन 100 आईयू पेन और काँच की बॉल सहित 
( 30 % इन्सुलिन ह्यूमन न्यूट्रल और 
70 % आइसोफेन इन्सुलिन इन्जैक्शन ) 
एम केसोल - 0. 16 % डब्ल्यू / वी (प्रेसरवेटिव के समान ) 
फेनोल - 0. 065 % डब्ल्यू / वी 
(प्रेसरवेटिव के समान ) 

इन्जैक्शन के लिए पानी क्यू.एस. 
* सरकारी उद्ग्रहणों / करों के वास्तविक भुगतान की शर्त पर लागू हैं । 
नोट : 
( क ) ये कीमतें विनिर्दिष्ट पैक व समान प्रबलता के पैकों पर उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर को सम्मिलित कर 

स्तंभ ( 6) मे अधिकतम खुदरा कीमत के रुप में नियत की जाती हैं , और कम्पनी किसी छूट का दावा नहीं 
कर सकती, जब तक उसे छूट के लिये सरकार / राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए ) से 

आदेश प्राप्त न हों । 
( ख) कम्पनियाँ / विनिर्माता केवल तभी कर जोड़ सकते हैं यदि उन्होंने स्तंभ (5) में उल्लिखित मूल्य पर सरकार 

को वास्तव में भुगतान किया है । यदि अधिकतम खुदरा मूल्य ( सभी करों सहित) में कोई विभिन्नता हो तो वह 

एनपीपीए को डीपीसीओ, 1995 के फॉर्म - V में सूचित किया जाना चाहिए । 
( ग) उपयोग की गई भिन्न पैकिंग सामग्री या भिन्न औषध वितरण प्रणाली या दावा किए गए किसी अन्य विशेष 

रूप के लिए, जब तक कम्पनियाँ इनके फॉर्मूलेशनों के लिए विशेषीकृत मूल्य अनुमोदनों हेतु एनपीपीए के पास 

नहीं जाती, उच्चतम मूल्य जैसे उक्त कॉलम सं . 5 में विशेषीकत है , लाग होंगे । 
( घ) उक्त कथित विनिर्मिति की विनिर्माता/ विपणन कम्पनी के लिए अनिवार्य है कि वह उक्त कथित विनिर्मिति के 

संघटन में किसी भी बदलाव के लिए एनपीपीए को लिखित पूर्व सूचना के साथ सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक 

पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें । 
( ड.) ये कीमतें / परिशोधित कीमतें औषध ( कीमत नियंत्रण) आदेश , 1995 के पैरा 14 उप पैरा (1) के तहत इस 

आदेश की तिथि के 15 दिन के अन्दर लागू होगी । औषध (कीमत नियंत्रण) 1995 के पैरा 14 के उप पैरा ( 3) 

के तहत कीमत सूची भी जारी की जाएगी । 
( च) औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1995 के तहत नियत की गई उक्त कीमतें सभी उत्पादकों / विपणनकर्ताओं द्वारा 

आवश्यक रूप से लागू करनी होगी जिस तरह से इन विनिर्मिति पैक पर औषध एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 

की शर्ते लागू होती हैं । 
( छ) विनिर्माता या विपणन कम्पनी , उक्त कथित अधिसूचना की तारीख से 15 दिनों के भीतर इसमें दर्शाये उच्चतम 

मूल्यों और शर्तों का पालन नहीं करती हैं तो, वे आवश्यक वस्तुएँ अधिनियम, 1955 के साथ पठित डीपीसीओ, 
1995 के प्रावधानों के अधीन ब्याज सहित अधिप्रभारित राशि को जमा करने के लिए दायी होंगे । 


[ का सं./ 111/ 2009 /वि / फा. सं. 8( 20 )/ 2009/ डीपी/ एनपीपीए -डिवी.-II ] 

मनीष गोस्वामी, उप - निदेशक 


( 11 II - QUG 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


· 13 . 


- - - 
VIVIUVIA . VALAHIM 


ORDER 
New Delhi, the 24th September , 2009 


S .O . 2459 (E ).- In exercise of the powers, conferred by sub -paragraph (1 )/(2) (4 ) of paragraph 8 of the 

Drugs (Prices Control) Order, 1995, read with No. S .O . 637 ( E ) dated the 4th September , 1997 issued 
by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical 
Pricing Authority , hereby fixes/ revises the prices as specified in column (5 ) of the table hereto annexed 
as the retail price /revised retail price , exclusive of excise duty , Sales Taxes /VAT and local taxes, if 
any, and in column (6 ) as equivalent MRP inclusive of excise duty , education cess , Sales Tax /VAT in 
relation to each of the formulation specified in the corresponding entry in column (2 ) of the said table 
with the pack size specified in the corresponding entries in column (3 ) thereof; manufactured / imported 
by M /s. Wockhardt Limited . 

TABLE 


Śl. Name of the 
No. formulation 


Pack 
Size 


Existing 
Retail 
Price 


Retail Price 

without 
Excise Duty . 
Sales Tax /VAT 
and Local Tax , if any 

(Rs.) 


Equivalent 

MRP * 
inclusive 

of all 
taxes 
(Rs.) 


(Rs.) 


(5 ) 


(6 ) 


133 . 12 


138 .44 


133. 10 . 


138 .42 


( 1 ) ( 2 ) 

; (3) (4) 
“ 1. Wosulin N 100IU /ml 

3ml Cartridge 127.02 
Each ml of isophane 
suspension contain 
Insulin Human USP 100IU 
M -cresol USP 0 . 16 % w /v preservative 
Phenol IP 0 .065 % w / v preservative 
Water for Injection q. s 
Wosulin R 100IU /ml 

3ml Cartridge 127.02 
Each ml contain 
Insulin Human USP 100IU 
M -cresol USP 0 .25 % w /v preservative 
Water for Injection q. s 
Wosulin 50 /50 100IU /ml 3ml Cartridge 128 . 24 
Each ml contain 

with Glass Ball 
Insulin Human USP 100IU 
(50 % Insulin Human neutral and 50 % Isophane Insulin ) 
M - cresol USP 0 . 16 % w / v preservative 
Phenol IP 0 .065 % w /w preservative 
Water for Injection q. s 


3 . 


134 . 34 


139 .71 


3506 GI/09- 4 


14 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II SEC . 3( ii)] 


128 .24 


134 .34 


139.71 


Wosulin 30 / 70 100IU /ml 3ml Cartridge 
Each ml contain 

with Glass Ball 
Insulin Human USP 100IU 
(30 % Insulin Human neutral and 
70 % Isophane Insulin ) 
M -cresolUSP 0 . 16 % w /v preservative 
Phenol IP 0 . 065 % w /v preservative 
Water for Injection q . s 
Wosulin N Dispo Pen 

3mlCartridge 
Each ml contain 

with Disposable 
Insulin Human USP 100IŲ 

Pen 
M - cresol USP 0 . 16 % w / v preservative 
Phenol IP 0 .065 % w /v preservative 
Water for Injection q. s 


219. 16 


225 .24 


234 .25 


S 


. 


VI 


. 


m 


6 . 


219 . 16 


225 . 26 


:: 


234 .27 


Wosulin R Dispo Pen 

3ml Cartridge 
Each ml contain 

with Disposable 
Insulin Human USP 10010 

Pen 
M -cresol USP 0 .25 % w /v preservative 
Water for Injection q . s 


220 . 38 


226 .48 


235 .54 


Wosulin 50 /50 Dispo Pen 3ml Cartridge 
Each ml contain 

with Disposable 
Insulin Human USP 100IU Pen & Glass Ball 
(50 % Insulin Human neutral and 
50 % Isophane Insulin ) 
M - cresol USP 0 . 16 % w /v preservative 
Phenol IP 0 . 065 % w /v preservative 
Water for Injection q . s 


220 .38 


226 .48 


235 .54" 


Wosulin 30 /70 Dispo Pen 3ml Cartridge 
Each ml contain 

with Disposable 
Insulin Human USP 10010 Pen & Glass Ball 
(30 % Insulin Human neutral and 
70 % Isophane Insulin ) 
M -cresol USP 0 . 16 % w /v preservative 
Phenol IP 0 .065 % w / v preservative 
Water for Injection q . s 


* Subject to actual payment of Government levies /taxes, as applicable . 


Note : 
(a ) The prices fixed are the maximum retail prices in column no . (6 ) ( inclusive of excise duty , sales 

tax /VAT and local taxes if any ) for the specified pack and packs of similar strength , and 
companies cannot claim exemption on any ground therefrom , unless specifically permitted by 
the Government/National Pharmaceuticals Pricing Authority (NPPA ) through an order . 


[ 


Il ---TE 3( ii)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


15 


. 


nh 


- 


(b ) 


(d ) 


The companies / manufacturers may added taxes only if they have paid actually to the 
Government on the price mentioned in the column (5 ). If there is any variation in the MRP 
( inclusive of the taxes), the samemay be intimated to the NPPA in the Form - V of DPCO , 1995 . 
For different packing material used or , different drug delivery systems or any other special 
features/ forms claimed , the retail prices, as specified in Column No. 5 above, shall be 
applicable unless the companies approaches NPPA for specific price approvals for its 
formulations. 
The manufacturer and marketing company for the above said formulation shall be required to 
take the requisite prior approval from the competent Authority for any change in the 
composition of the above said formulation with written prior intimation to the NPPA . 
These prices/revised prices shall be made effective within 15 days of receipt of this order as 
required under sub para 14 ( 1) of DPCO , 1995 . The necessary price- list should also be issued as 
required under sub - paragraph (3 ) of paragraph 14 of the Drugs (Prices Control) Order, 1995 . 
These prices fixed /notified hereinabove under the provisions of DPCO , 1995 have to be 
mandatorily implemented by the manufacturing /marketing company notwithstanding its status 
of compliance of conditions for such formulation pack under the Drugs and Cosmetics Act, 
1940 . 
The manufacturer or marketing company not complying with the ceiling prices and conditions 
specified in notes hereinabove within 15 days from the date of above said notification , shall be 
liable to deposit overcharged amount along with the interest under the provisions of the DPCO , 
1995 read with the EC Act, 1955 . 


(f) 


( PN / 111/2009/F/F. No. 8(20 )/ 2009/D .P./NPPA-Div.- IN] 

MANISH GOSWAMI, Dy. Director 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


